निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 चैत्र 1931 ( श ) 
पटना , शनिवार , 11 अप्रील 2009 


( सं० पटना 113) 


( सं0 1 / मु०स्था0रा0भू० (विविध )15 - 03 / 08 - 1205 (1 ) रा० ) 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


संकल्प 

22 दिसम्बर 2008 
विषय : - भू - अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के प्रशिक्षण प्राप्त उजरतभोगी अमीनों से कार्य आधारित पारिश्रमिक 
___ पर भूदान से सम्बन्धित कार्य कराने के सम्बन्ध में । 

राजस्व विभागीय संकल्प संख्या - 1318 दिनांक - 01.10.07 द्वारा बिहार भूमि सुधार आयोग की अनुशंसा के 
आलोक में भूदान से प्राप्त भूमि का राजस्व अभिलेख एवं भौतिक स्थलीय जाँच करते हुए सम्पुष्टि, वितरण , दाखिल, 
खारिज , सहित अन्य सम्बन्धित अनुवर्ती, कार्रवाई हेतु संविदा के आधार पर 101 अमीनों की नियुक्ति बिहार भूदान 
यज्ञ कमिटि के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया था , परन्तु कमिटि द्वारा असमर्थता व्यक्त करने की स्थिति में 
विभाग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी । आवेदनो की अधिक संख्या एवं उसकी संवीक्षा, आवेदकों का 
लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आदि के परिप्रेक्ष्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं 
रहने , एवं कृत्यों के सुचारू रूप से निष्पादन में पारदर्शिता / गोपनीयता में सम्भावित कठिनाई के आलोक में एवं 
कार्यहित में सरकार द्वारा 101 अमीनों की नियुक्ति संविदा के आधार पर नहीं करके भू - अभिलेख एवं परिमाप 
निदेशालय के प्रशिक्षण प्राप्त उजरत भोगी अमीनों से कार्य आधारित पारिश्रमिक पर भूदान से सम्बन्धित कार्य कराने 
का निर्णय लिया गया है । 

उजरत भोगी अमीनों की पैनल तैयार करने में भू - अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा राज्य सरकार के 
निर्धारित आरक्षण रोस्टर बिन्दु ,18 – 65 वर्ष की उम्र सीमा , सम्बन्धित कर्मी के शारीरिक दक्षता एवं मानसिक रूप से 
स्वस्थ तथा बन्दोबस्त कार्यालयों से उन कर्मियों के प्रशिक्षित किये जाने से सम्बन्धित आभिप्रमाण - पत्र एवं कार्यानुभव 
के आधार पर ही चयन किया जायेगा । 

बन्दोवस्त पदाधिकारी पटना कार्यालय स्तर से सूचना प्रकाशित करंगे और उसके विरूद्ध प्राप्त आवेदनों को 
अनुभव एवं योग्यता के आधार पर, निदेशक, भू - अभिलेख एवं परिमाप के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में एक पैनल तैयार 
करेंगे । वे उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से चयनित कर उनके नामें की अनुशंसा बिहार भूदान यज्ञ कमिटि को सौंपेंगे । 
कमिटि द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त को आवश्यकता अनुसार अनुमंडलों में उजरत भोगी अमीनों की प्रतिनियुक्ति करने 
हेतु सूची उपलब्ध करायेगें । प्रमण्डलीय आयुक्त आवश्यकता अनुसार उन्हें अनुमंडलों में पदस्थापित करंगे । बिहार 
भूदान यज्ञ कमिटि अनुशंसित नामो से प्राथमिकता के आधार पर भूदान का कार्य करायेगें एवं कार्य आधारित 
पारिश्रमिक का वित्तीय वर्ष 2008 - 09 में संविदा पर 101 अमीनों के लिए पारिश्रमिक भुगतान हेतु उपबन्धित अनुदान 
से भुगतान करेगें । 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 11 अप्रील 2009 


उजरत भोगी अमीनों का मुख्य कार्य नक्शे के आलोक में भूमि को चिन्हित करना, मापी करना, किसी बड़े 
भू - भाग के अन्दर यदि छोटा भू - भाग दान पत्र में अंकित है तो उसे अलग से चिन्हित करना एवं आवश्यकतानुसार 
क्षेत्रफल निकालना एवं इससे सम्बन्धित अन्य अनुषांगिक कार्यों का निष्पादन करना होगा । इन कार्यों के लिए 
प्रत्येक अमीन को समेकित रूप से 5.50 रू0 प्रति प्लॉट की दर से भुगतान किया जायेगा । 

भूदान यज्ञ कमिटि का दायित्व होगा कि उजरत भोगी अमीनों को कम से कम प्रतिदिन 40 प्लौट मापी हेतु 
देंगे ताकि प्रति अमीन को 40x5 . 50 = 220 . 00 रू0 प्रतिदिन भुगतान संभव हो सके । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कराया 
जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सी0 अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 113 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 


